रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 504 ] 
No. 504 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 16 , 2010 / फाल्गुन 25 , 1931 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16 , 2010 /PHALGUNA 25 , 1931 


- 


- 


गृह मंत्रालय 
( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 15 मार्च, 2010 
का . आ , 596( अ ). --नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 3 के 
साथ पठित नागरिकता अधिनियम , 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा देश में जनसंख्या रजिस्टर 
तैयार करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने 
के लिए क्षेत्र कार्य 1 अप्रैल , 2010 तथा 30 सितम्बर, 2010 के बीच किया जाएगा । 

[ फाइल सं. 9/ 44/ 2009 - सी. आर. डी.( एनपीआर) ] 
च. चन्द्रमौलि , नागरिक पंजीकरण के महारजिस्ट्रार 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(Office of Registrar General, India ) 

ORDER 


New Delhi, the 15th March , 2010 
S . 0 . 596 ( E ) - In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955, read with Rule 
3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue ofNational Identity Cards ) Rules, 2003 the CentralGovernment 
hereby decides to prepare the Population Register in the country and the field work for data collection relating to all 
persons who are usually residing within the jurisdiction of their respective Local Registers shall be undertaken 
between the 1st April, 2010 and 30th September , 2010 . 

__ [ F. No.9/44/ 2009-CRD ( NPR)] 
C . CHANDRAMOULI, Registrar General ofCitizen Registration 


978GI/ 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


